रजिस्ट्री सं . डी . एल .- 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


VANDAL 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


सी . जी .- डी .एल.- अ.- 09032020 - 218582 

CG- DL- E- 09032020 - 218582 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप -खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 854 ] 
No. 854 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2020 /फाल्गुन 13, 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3 , 2020 /PHALGUNA 13, 1941 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 मार्च , 2020 
का . आ . 953 ( अ ) विध्वंसक कीट एवं नाशी जीव अधिनियम , 1914 (1914 का 2 ) की धारा 3 की उप 
धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संगरोध () भारत में आयात का विनियमन ) 
आदेश, 2003 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा एतद्द्वरा , निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात -: 
1. लघु शीर्ष और प्रारंभ ( 1) यह आदेश पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) 

( तृतीय संशोधन ( आदेश, 2020 कहा जाएगा । 
( 2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत् 

होगा। 
. 2पौध संगरोध ) भारत में आयात का विनियमन ( आदेश, 2003 की अनुसूची-II में क्रम सं . 76तथा इनसे संबंधित 
प्रविष्टियों के बाद, निम्न क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी , नामत : 
स्थान राज्य स्थिति 

पीक्यू स्टेशन का अधिकार क्षेत्र 
77 जनोरी, नासिक महाराष्ट्र 

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो प्लांट क्वारेंटाइन स्टेशन , नासिक 
3. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 की अनुसूची VII में क्रम संख्या 424 और इनसे 
संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां डाली जाएंगी , नामत : 


1245 GI/ 2020 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


क्र . सं . 


वैज्ञानिक नाम 


पादप उत्पाद 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


425 | एक्टेया स्पिकाटा 
426 | एडोनिस वर्नलिस 


औषधीय उपयोग के लिए जड़ (सूखे) 
औषधीय उपयोग के लिए पूरे पौधे ( सूखे) (बीज को 
छोड़कर ) सीआईटीईएस के परिशिष्ट - II के तहत 
सूचीबद्ध जिसेनिर्यात करने वाले देश से पूर्व 
निर्यात अनुमति की आवश्यकता होती है 
औषधीय उपयोग के लिए पूरे पौधे ( सूखे ) ( बीज को 
छोड़कर ) 
औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां ( सूखे ) 


427 | एथुसा साइनापियम 


428 अगाथोस्मा कैनुलता) सिन : बरोस्मा 

क्रैनुलता ) 
429 | एग्रिमोनिया यूपेटोरिया 


430 | ऐलैंथस ग्लैंडुलोसा 


औषधीय उपयोग के लिए पूरे पौधे ( सूखे) (बीज को 
छोड़कर ) 
औषधीय उपयोग के लिए तना / छाल / फूल ( बीज 
को छोड़कर ) ( सूखे) 
| औषधीय उपयोग के लिए छाल ( सूखे ) 
| औषधीय उपयोग के लिए छाल ( सूखे) 

औषधीय उपयोग के लिए पूरे पौधे( सूखे) ( बीज को 


431 | अलनस सेरूलता 
432 | अलस्टोनिया कांस्ट्रेक्टा । 
433 | एनागैलिस आर्वेन्सिस 


छोड़कर ) 


औषधीय उपयोग के लिए छाल ( सूखे ) 


434 | अंगोस्टुरा ट्राइफोलीटा (पर्या: गैलीपिया । 

| ऑफ़िसिनालिस ( अंगोस्टुरा ) 
435 | एंथमएंथा ओरियोसेलेनियम (एंथा मंथा ) 


436 एपोसिनम एंड्रोसेमिफ़ोलियम 
437 | आर्टोस्टाफिलोस यूवा -बर्सी – बीयरबेरी । 
438 | एरिस्टोलोचिया सपेरिया 
439 | अरुम मैकुलम 
440 

असरुम कैनेडेंस 
441 | असरुम यूरोपियम 


442 | असेलापियास करवासिका 


औषधीय उपयोग के लिए पूरे पौधे (सूखे) ( बीज को 
छोड़कर ) 
औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम और रूट ( सूखे ) 
औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां ( सूखे ) 
औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम और रूट ( सूखे ) 
औषधीय उपयोग के लिए जड़ (सूखे) 
औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम और जड़ ( सूखे) 
औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा 
पौधा ( सूखा ) 
औषधीय उपयोग के लिए बीज और जड़ को 
छोड़कर पूरे पौधे ( सूखे) 
औषधीय उपयोग के लिए जड़ ( सूखे ) 
औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा 
पौधा ( सूखा ) 
औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा 
पौधा ( सूखा) 
औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां और तना ( सूखे ) 

औषधीय उपयोग के लिए तना (सूखे) 
| औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां ( सूखे ) 
औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां ( सूखे ) 


443 | अस्सलापीस इनकारनेटा 
444 | बेलिस पेरेनिस 


445 | 

| बेटोनिका ऑफ़िसिनैलिस 


446 बक्सस सेमीपविरेंस - कॉमन बॉक्स लकड़ी 
447 | कैलुना वल्गरिस हीदर - 
448 कैना ग्लौका (पर्या: कैना आंगस्टिफोलिया ) 
449 | कास्टानिया सैटिवा 


[ भाग II — खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


460 


450 कास्टेला टॉरटुओसा कास्टेला :पर्या) | औषधीय उपयोग के लिए छाल और तना (सूखे) 

छाप्परो अमरजोसो / टेक्साना 
451 सेंटोरियम चानेटी (पर्या: सेंटोरियम चिलेंस) औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 
( सेंटोरियम ) 

( सूखा) 
452 | सिसुता विरोसा 

औषधीय उपयोग के लिए रूट ( सूखे) । 
453 | कोलचिकम ऑटमनेल 

| औषधीय उपयोग के लिए कॉर्म (सूखे ) 
454 | कोमोक्लाडिया डेंटाटा 

औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां और छाल ( सूखे ) 
455 | कोर्नस फ्लोरिडा 

औषधीय उपयोग के लिए छाल ( सूखे ) 
456 | क्रोकैन्थेमम कैनेडेन्स (पर्या: हेलिएन्थेमम औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 
कैनाडेन्सिस /सिस्टस कैनाडेन्सिस ) 

( सूखा) 
457 | साइक्लेमेन यूरोपियम 

औषधीय उपयोग के लिए रूट (सुखाया हुआ ) 
सीआईटीईएस ) के परिशिष्ट-II के तहत सूचीबद्ध , जिसे 
निर्यात देश से पूर्व निर्यात अनुमति की आवश्यकता 

होती है। 
458 | साइप्रिपेडियम पर्वीफ्लोरम । वर पबस्केंस । औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम और जड़ ( सूखे ) 

| (पर्या: साइप्रिपेडियम पबस्केंस ) 
459 | डाफने इंडिका 

औषधीय उपयोग के लिए शाखाओं की छाल ( सूखे ) 
| डाइफ़ेनबैचिया सेग्यूइन (पर्या: कैलेडियम औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 
| सेगुइनम) - डंब केन 

| ( सूखा ) 
461 | ड्रोसेरा रोटुन्डिफोलिया 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
462 ड्रायोप्टेरिस फ़्लिक्समास 

औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम (सूखे) 
463 | एफेड्रा गेरार्डियाना 

औषधीय उपयोग के लिए स्टेम (सूखे) 
464 | एपिफेगस वर्जिनिनिया 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा) 
465 | एपिगिया रिपेंसेस 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
466 | इक्विटेम हाइमेल 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
यूओनिमस एट्रोपुरपुरस 

औषधीय उपयोग के लिए छ 
468 फेबियाना इम्ब्रीकाटा (पीची ) 

औषधीय उपयोग के लिए तना ( सूखे ) 
469 | फेरूला मोक्षता (पर्या: फेरूला सुम्बुल ) औषधीय उपयोग के लिए जड़ (सूखे) 

( सुम्बुल ) 
470 फिलीपेंडुला अल्मेरिया 

औषधीय उपयोग के लिए तना (सूखे) 
471 | ग्लेकोमा हेड्रेसिया 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
472 | ग्रेटियोला ओफिसिनालिस 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
473 | जिम्नोक्लाडस डियोका (पर्या: जिम्नोक्लाडस औषधीय उपयोग के लिए बीज के आसपास का ( सूखे ) 
कैनाडेसिन्स ) 

गूदा 
474 हरनारिया ग्लबरा 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
475 हयासिन्थोइडेस नॉन स्क्रिप्ट (पर्या: अग्राफिस औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 
नूटन्स ) 

( सूखा ) 


467 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii) ] 


476 | हाइड्रैस्टिस कैनाडेंसिस 


477 | आईबेरिस अमारा 
478 | इलेक्स एक्वाफोलियम 
479 इनुला हेलेनियम 
480 | जकरंडा करोबा 
481 | लछन्नथेस तिनकोरिया 


औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम (सूखे) 
(सीआईटीईएस के परिशिष्ट-|| के तहत सूचीबद्ध , जिसे 
निर्यात करने वाले देश से पूर्वनिर्यात अनुमति की 
आवश्यकता होती है ) । 
औषधीय उपयोग के लिए बीज (सूखे) 
औषधीय उपयोग के लिए पत्ती और फल ( सूखे ) 
औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम और रूट ( सूखे ) 
औषधीय उपयोग के लिए पुष्पगुच्छ ( सूखा ) 
औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 
( सूखा) 
औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम ( सूखे) 
औषधीय उपयोग के लिए बीज और जड़ को छोड़कर 
पूरे पौधे ( सूखे ) 
औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 


482 | लेविस्टिकम ऑफिसिनले 
483 | लोबेलिआ इनफोटाटा 


484 | मेनिथेस ट्राइफोलियाटा 


( सूखा ) 


485 मिकानिया अमारा ( गुआको ) 

औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां ( सूखे) 
486 | मायर्टस कम्युनिस 

औषधीय उपयोग के लिए बीज और जड़ों को छोड़कर 

| पूरे पौधे ( सूखे) 
487 | नेपेटा कैटेरिया कैटनीप 

औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां और पुष्पगुच्छ ( सूखे ) 
488 | ओनेन्थे क्रोकाटा मृत जीभ - 

औषधीय उपयोग के लिए रूट ( सूखे ) 
489 | ओनोस मार्डियन वर्जीनियानम - वर्जीनिया औषधीय उपयोग के लिए जड़ और बीज ( सूखे ) 

मार्वल बीज 
490 ओपंटिया फिकस- इंडिका ( सि : ओपंटिया | औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा 
| वलगरिस ) - प्रिकली नाशपाती पौधा ( सूखे), ( साइटस के परिशिष्ट - II के तहत 

सूचीबद्ध है, जिसे निर्यात करने वाले देश से पहले 

निर्यात अनुमति की आवश्यकता होती है ) 
491 ऑक्सीडेन्ड्रम आर्बोरम । 

औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां ( सूखे ) 
492 | पेरिस क्वाड्रिफ़ोलिया 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
493 | पार्थेनोकिसस क्विनक्लोफ़िलिया 

औषधीय उपयोग के लिए छाल और स्टेम (सूखे ) 
( एम्पेलोप्सिस क्विनक्लोफ़िलिया ) 
494 | पार्थेनोकिसस क्विन्कोफोलिया सी ): औषधीय उपयोग के लिए तना ( सूखा) छाल | 

एमपीलोपसिस क्विक्यूफोलिया ) 
495 | पाइपर एंजुस्टिफोलियम मैटिको - औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां ( सूखे ) 
496 | पोडोफाइलम पेल्टेटम 

औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम ( सूखे ) 
497 | पूनस पर्सिका पीच - 

औषधीय उपयोग के लिए फूल ( सूखे ) 
498 पूनस स्पिनोसा स्लो / काला कांटा - औषधीय उपयोग के लिए फूलों की कलियां ( सूखे ) 
499 प्टेलिया ट्रीफोलिटा 

औषधीय उपयोग के लिए छाल ( सूखे ) 
500 | क्यूरकस रोबर- कॉमन ओक 

औषधीय उपयोग के लिए छाल (सूखे) 
501 | क्विलजा सपोनारिया 

औषधीय उपयोग के लिए छाल ( सूखे ) 
502 | रेननकुलस बलबोसस - बटर कप 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 


[ भाग II — खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( सूखा) 
503 | रेननकुलस एसकीलरेटस 

औषधीय उपयोग के लिए बीज और जड़ों को छोड़कर 

पूरे पौधे(सूखे) 
504 | रयूम ऑफ़िसिनले रबर्ब - 

औषधीय उपयोग के लिए राइज़ोम और रूट ( सूखे ) 
505 | रह्यूस एरोमेटिका 

| औषधीय उपयोग के लिए मूल की छाल ( सूखे) 
506 |रह्यूस गलेबरा 

औषधीय उपयोग के लिए तने और पत्तियां ( सूखे ) 
507 |रह्यूस विनेनाटा 

| औषधीय उपयोग के लिए तने और पत्तियां ( सूखे) 
508 रुमेक्स एसिटोसा सोरेल - 

औषधीय उपयोग के लिए पत्तियां (सूखे) 
509 सैपोनारिया ओफिसिनेलिस सोपवॉर्ट - औषधीय उपयोग के लिए जड़ (सूखे) 
510 सेरेसेनियां परप्योरिया - पर्पल पिचर प्लांट औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखे), (साइटस के परिशिष्ट- II के तहत सूचीबद्ध है , 
जिसे निर्यात करने वाले देश से पहले निर्यात अनुमति 

की आवश्यकता होती है ) 
511 | सेलेनिकेरियस ग्रैंडिफ़्लोरस सि कैक्टस ) औषधीय उपयोग के लिए पुष्पगुच्छ (सूखे), (साइटस के 
( पँडिफ़्लोरस 

परिशिष्ट - II के तहत सूचीबद्ध है, जिसे निर्यात करने 
वाले देश से पहले निर्यात अनुमति की आवश्यकता 

होती है) 
512 | सेनिकियो बाइकलर 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
513 | सिमाबा सीड्रॉन (सीड्रोन ) 

औषधीय उपयोग के लिए बीज (सूखे ) 
514 स्टिलिंगिया सिल्विकैटा रानी की जड़ - औषधीय उपयोग के लिए जड़ (सूखे) 
515 | स्ट्रैफैंथस ग्रैटस 

औषधीय उपयोग के लिए बीज ( सूखे ) 
516 | स्ट्राइकोनोस मैलाकेंसिस नान-होआंग - | औषधीय उपयोग के लिए छाल ( सूखे ) 
517 टिलिया यूरोपिया (सि : टिलिया वल्गरिस ) औषधीय उपयोग के लिए पुष्पगुच्छ ( सूखा ) 
518 ट्रिलियम इरेक्टम ट्रिलियम) पेनडुलम) - 

औषधीय उपयोग के लिए जड़ ( सूखे ) 
| भारतीय बाम बेथ जड़ । 
519 | अलमस रूब्रा ( सि : अलमस फलवा ) | औषधीय उपयोग के लिए छाल (सूखे) 
| अरटिका यूरेनस एनुअल नेटल - 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर पूरा पौधा 

( सूखा ) 
521 विकीस्ट्रोमिया इंडिका ( सि : विकीस्ट्रोमिया औषधीय उपयोग के लिए छाल ( सूखे) 

वेरीडीफलोराआ ) 
522 व्याथिया हेलिनिओइड्स 

औषधीय उपयोग के लिए जड़ (सूखे) 
523 युक्का फिलामेंटोसा एडम्स निडल - औषधीय उपयोग के लिए जड़ ( सूखे ) फूल / पत्ते | 
2. पादप संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 कि अनुसूची VII में निम्नलिखित क्र .संख्याओं के 

विरुद्ध कालम 3 में निम्नलिखित प्रविष्टियां संशोधित की जाएंगी : 
क्र . सं . वैज्ञानिक नाम 

प्रस्तावित पौध उत्पाद 
( 1 ) 
23. | आर्कटिक लप्पा 

औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर जड़ ( सूखे ) 

सहित बरडॉक पूरा पौधा 
169. | मेंथा स्पिकाटा ( सि : मेन्था विरिडिस ) औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर 


520 


(2) 


( 3) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


172. | मिमोसा पुडिका 


184. | ओरिगनम वल्गारे 


185. | ऑर्निथोग्लम गर्भनाल 


स्पियरमिंट पूरे पौधे / पत्ते (सूखे) 
औषधीय उपयोग के लिए लाजवंती के बीज, जड़ 
और फूल (सूखे) 
अजवायन - औषधीय उपयोग के लिए बीज और 
पत्ते ( सूखे) सहित पूरे पौधे 
औषधीय उपयोग के लिए बीज को छोड़कर फूल 
( सूखे) सहित पूरे पौधे 
औषधीय उपयोग के लिए गुलाब सेब के फल और 
बीज (सूखे) 

[ फा .सं . 8- 17/ 2019-पीपी.II] 

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव 


260. सीज़ियम जंबोस (सि : यूजेनिया जंबोसा) - 

गुलाब सेब 


टिप्पणी : पौध संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश , 2003 को 18 नवम्बर , 2003 के का . आ . 1322 
( अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक (6 फरवरी, 2004 के का. आ . 167 (अ), 29 मार्च, 2004 के 
का . आ . 427 ( अ), 31 मई, 2004 के का . आ . 644 ( अ), 25 फरवरी, 2005 के का . आ . 263 ( अ), 31 मार्च, 2005 
के का . आ . 462 ( अ), 14 जुलाई, 2006 के का . आ . 1121 ( अ ), 31 जुलाई, 2006 के का . आ . 1353 ( अ), 31 
अक्टूबर , 2006 के का . आ . 1873 ( अ), 6 दिसम्बर , 2006 के का . आ . 2074 ( अ ), 3 दिसम्बर, 2007 के का . आ . 
2069 ( अ), 1 जनवरी , 2008 के का . आ . 3 ( अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का . आ . 2847 ( अ), 15 दिसम्बर , 2008 के 
का . आ . 2888 ( अ ), 9 सितम्बर , 2009 के का . आ . 2286 ( अ), 16 सितम्बर , 2009 के का . आ . 2390 ( अ ). 23 
दिसम्बर, 2009 के का . आ . 3269 ( अ ), 24 दिसम्बर , 2009 के का . आ . 3298 ( अ), 21 अप्रैल , 2010 के का . आ . 
907 ( अ), 27 अगस्त , 2010 के का . आ . 2095 ( अ), 15 सितम्बर , 2010 के का . आ . 2284 ( अ), 11 अक्टूबर , 
2010 के का . आ . 2516 ( अ), 4 नवम्बर, 2010 के का . आ . 2711 ( अ), 28 दिसम्बर , 2010 के का . आ . 3052 ( अ) , 
28 अप्रैल , 2011 के का . आ . 887 ( अ ), 21 दिसम्बर , 2011 के का . आ . 2845 ( अ ), 17 फरवरी, 2012 के का . आ . 
296 ( अ), 23 नवम्बर, 2012 के का . आ . 2775 ( अ), 21 मार्च, 2013 के का . आ . 799 ( अ), 28 मई , 2013 के 
का . आ . 1378 ( अ), 14 जून , 2013 के का . आ . 1531 ( अ), 26 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2919 ( अ ), 13 जून , 
2014 के का . आ . 1508 (अ), 27 जून , 2014 के का . आ . 1632 ( अ), 12 सितम्बर , 2014 के का . आ . 2320 ( अ), 
29 सितम्बर , 2014 के का . आ . 2542 ( अ ), 11 नवम्बर , 2014 के का . आ . 2879 ( अ ), 10 दिसम्बर , 2014 के 
का . आ . 3114 ( अ), 26 मई, 2015 के का . आ . 1413 ( अ), 15 सितम्बर, 2015 के का . आ . 2496 ( अ), दिनांक 
13 जनवरी , 2016 के का . आ . 101 ( अ ), 7 मार्च, 2016 के का . आ . 608 ( अ), दिनांक 25 मई, 2016 के का . आ . 
1873 ( अ), दिनांक 20 जून , 2016 के का . आ . 2192 ( अ) दिनांक 29 जून , 2016 के का . आ . 2248 (अ), दिनांक 
05 जुलाई , 2016 के का . आ . 2453( अ), दिनांक 5 अगस्त , 2016 के का . आ . 2614( अ ) एवं दिनांक 12 जनवरी , 
2017 के का . आ . 264( अ ), दिनांक 3 फरवरी , 2017 के का . आ . 364 ( अ.), दिनांक 27 अप्रैल , 2017 के का . आ . 
1344 ( अ.), दिनांक 8. 05. 2017 के का . आ . 1475 ( अ), दिनांक 21 .06. 2017 के का . आ . 2019 ( अ), दिनांक 
6.07. 2017 के का . आ . 2152 ( अ), दिनांक 23.08.2017 के का . आ . 2752 ( अ) और दिनांक 06. 10. 2017 के 
का . आ . 3293( अ) और दिनांक 7 नवम्बर , 2017 के का . आ . 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का . आ . 
4082 ( अ) तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 के का . आ . 1248 ( अ), दिनांक 10 मई , 2018 के का . आ . 1873 ( अ ), 
दिनांक 15 मई , 2018 के का . आ . 1930, दिनांक 24 मई , 2018 के का . आ . 2059 (अ ), दिनांक 4 जून , 2018 के 
का . आ . 2286 ( अ ) और दिनांक 29 जून , 2018 के का . आ . 3194 ( अ ), दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का . आ . 3392 


[HTT II — qu5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(3T) 31 fanich 16 341747 , 2018 to PT.317 . 3998 (37) 3iR fenich 3 37796R , 2018 to PT. 341 . 5158 ( 37 ) 311 
Ferlich 22 7619 , 2018 Sto FT. 311. 3830 (2T), Farid 18 Gautela , 2018 at FT. 317. 6224 (37), Faridi 19 
92927 , 2019 FT.31. 941(3T ), Farligt 6 H , 2019 i Fol.31. 1728 ( 37 ), farlig 24 H8 , 2019 F FT.31 . 
1807 ( 37 ), farligi 11.06 .2019 Fot. 311 . 1954 (3 ), farliah 15 GT , 2019 FT.31. 2525 (3T), farlicha 
18 [ 1 , 2019 F FT.31. 2603 (37), feriti 29 4 , 2019 F FT.31. 3141 (36 ), Farid 01 31 ele , 
2019 2 . Fol.31 . 3594 (31), Garliai 24 31 , 2019 o fol .37. 3845 (37), friida 08 hatok , 2019 
PT.31. 4083 (27), Feria 21 fattare , 2019 F FT. 311 . 4615 (2T), 24 wadh , 2020 s T.311 . 352 (27) 
TT31 H9a , 2020 FT.31. 488 (27) ART # enfeaPT PATI 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Agriculture , Cooperation & Farmers Welfare) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd March , 2020 
S . O . 953 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 3 of the Destructive 
Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the following Order further to 
amend the Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order, 2003, namely : 
1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import 

into India ) ( Third Amendment) Order, 2020 . 


(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the 
Official Gazette. 


2 . In Schedule II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 , after Serial No. 76 and the 
entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be added , namely : 
Place State 

Status 

Jurisdiction of PQ Station 


77 Janori, Nashik Maharashtra 

Inland Container Plant Quarantine Station , Nashik 

Depot 
3 . In Schedule VII of the Plant Quarantine (Regulation of import into India ) Order, 2003 after serial number 
424 and the entries thereto the following serial number and the entries shall be inserted namely : 


Sl.No. 


Plant Products 


( 1 ) 


(3 ) 


Scientific Name 
( 2 ) 
Actaea spicata 
Adonis vernalis 


425 
426 


Roots (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) ( except seeds ) for medicinal use (Listed 
under Appendix- II of CITES which require prior export permit 
from exporting country ) 
Whole plant (dried ) (except seeds) for medicinal use 
Leaves (dried ) for medicinal use 


427 
428 


429 
430 
431 
432 


Aethusa cynapium 
Agathosma crenulata (Syn : 
Barosma crenulata ) 
Agrimonia eupatoria 
| Ailanthus glandulosa 
Alnus serrulata 
Alstonia constricta 
Anagallis arvensis 
Angostura trifoliata (Syn : 
Galipea officinalis ( Angostura ) 


Whole plant (dried ) (except seeds) for medicinal use 
Stem / bark / flowers ( except seed ) (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Bark ( dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) ( except seeds) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 


433 


434 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


435 


Whole plant (dried) (except seeds) for medicinal use 


436 


Rhizome and root ( dried ) for medicinal use 
Leaves (dried ) for medicinal use 


437 


438 


439 


440 


441 
442 
443 
444 
445 
446 


Rhizome and root (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Rhizome and root ( dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Whole plant ( dried ) except seed and root for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed formedicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Leaves and stems (dried ) for medicinal use 


447 


Anthamantha oreoselinum 
( Antha mantha ) 
Apocynum androsaemifolium 
Arctostaphylos uva -ursi - 
| Bearberry 
Aristolochia serpentaria 
Arum maculatum 
Asarum canadense 
Asarum europaeum 
Asclepias curassavica 
Asclepias incarnata 
Bellis perennis 
Betonica officinalis 
Buxus sempervirens - Common 
Box wood 
Calluna vulgaris - Heather 
Canna glauca (Syn : Canna 
angustifolia ) 
Castanea sativa 
Castela tortuosa (Syn : Castela 
texana / Chaparro amargoso ) 
Centaurium chanetii (Syn : 
Centaurium chilense ) 
(Centaurium ) 
Cicuta virosa 
Colchicum autumnale 
Comocladia dentata 
Cornus florida 
Crocanthemum canadense (Syn : 
Helianthemum canadense / 
Cistus canadensis ) 
Cyclamen europaeum 


Stem (dried) for medicinal use 
Leaves ( dried ) for medicinal use 


448 


449 
450 


Leaves (dried ) for medicinal use 
| Bark and stem (dried ) for medicinal use 


451 


Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 


452 
453 
454 
455 


Root ( dried ) for medicinal use 
Corm (dried ) for medicinal use 
Leaves and bark (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 


456 


457 


Root (dried ) formedicinal use (Listed under Appendix - II of 
CITES which require prior export permit from exporting 
country ) 
Rhizome and root (dried ) for medicinal use 


458 


459 
460 


Bark of branches (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 


461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 


Cypripedium parviflorum var. 
pubescens ( Syn : Cypripedium 
pubescens) 
Daphne indica 
Dieffenbachia seguine (Syn : 
Caladium seguinum )- Dumb 
cane 
Drosera rotundifolia 
Dryopteris filix -mas 
Ephedra gerardiana 
Epifagus virginiana 
Epigaea repens 
Equisetum hyemale 
Euonymus atropurpureus 
Fabiana imbricata (Pichi ) 
Ferula moschata (Syn : Ferula 
sumbul ) (Sumbul) 
Filipendula ulmaria 
Glechoma hederacea 
Gratiola officinalis 


Whole plant (dried ) except seed formedicinal use 
Rhizome (dried ) for medicinal use 
Stem (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Stem (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 


470 
471 
| 472 


Stem (dried) formedicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 


[ATT II — CU 3 ( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


473 


Pulp surrounding the seed (dried ) for medicinal use 


474 
475 


Gymnocladus dioica ( Syn : 
Gymnocladus canadensis ) 
Herniaria glabra 
Hyacinthoides non -scripta (Syn : 
Agraphis nutans ) 
Hydrastis canadensis 


Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Whole plant ( dried ) except seed for medicinal use 


476 


Iberis amara 
Ilex aquifolium 


477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 


Jacaranda caroba 
Lachnanthes tinctoria 
Levisticum officinale 
Lobelia inflata 
Menyanthes trifoliata 
Mikania amara (Guaco ) 
Myrtus communis 
Nepeta cataria - Catnip 
Oenanthe crocata - Dead tongue 
Onosmodium virginianum - 
Virginia marble seed 
Opuntia ficus- indica (Syn : 
Opuntia vulgaris ) - Prickly pear 


Rhizome ( dried ) for medicinal use (Listed under Appendix - II of 
CITES which require prior export permit from exporting 
country ) 
Seeds (dried ) for medicinal use 
Leaf and fruit (dried ) for medicinal use 
Rhizome and root (dried ) formedicinal use 
Inflorescence (dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) except seed for medicinal use 
Rhizome (dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) except seed and root for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Leaves (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed and roots for medicinal use 
Leaves and inflorescence (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) formedicinal use 
Root and seed (dried ) for medicinal use 


490 


Whole plant (dried ) excluding seed for medicinal use (Listed 
under Appendix- II of CITES which require prior export permit 
from exporting country ) 
Leaves ( dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 
Bark and stem (dried ) for medicinal use 


492 
493 


494 


495 


Oxydendrum arboreum 
| Paris quadrifolia 

Parthenocissus quinquefolia 
| ( Ampelopsis quinquefolia ) 

Parthenocissus quinquefolia 
(Syn : Ampelopsis quinquefolia ) 
Piper angustifolium -Matico 
Podophyllum peltatum 
Prunus persica - Peach 
Prunus spinosa - Black 
thorn /Sloe 
Ptelea trifoliata 
Quercus robur - Common Oak 
Quillaja saponaria 


496 


Leaves (dried) for medicinal use 
Rhizome (dried ) for medicinal use 
Flower (dried ) for medicinal use 
Flower buds (dried ) for medicinal use 


497 
498 


499 
500 


Bark ( dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) formedicinal use 
Bark (dried ) formedicinal use 
Whole plant (dried ) except seed for medicinal use 


501 


502 


503 
504 
505 


506 


cup 
Ranunculus sceleratus 
Rheum officinale - Rhubarb 
Rhus aromatica 
Rhus glabra 
Rhus venenata 
Rumex acetosa - Sorrel 
Saponaria officinalis - Soapwort 
Sarracenia purpurea - Purple 
Pitcher plant 


507 
508 


Whole plant (dried ) except seed and roots for medicinal use 
Rhizome and root (dried ) for medicinal use 
Bark of root (dried ) for medicinal use 
Stems and leaves (dried ) for medicinal use 
Stemsand leaves (dried ) for medicinal use 
Leaves (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) excluding seed for medicinal use (Listed 
under Appendix - II of CITES which require prior export permit 
from exporting country ) 
Inflorescence (dried ) for medicinal use (Listed under 
Appendix - II of CITES which require prior export permit from 


509 


510 


511 


Selenicereus grandiflorus (Syn . 
Cactus grandiflorus) 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


512 
513 
514 


exporting country ) 
Whole plant ( dried ) except seed for medicinal use 
Seeds (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) formedicinal use 


Senecio bicolor 
Simaba cedron (Cedron ) 
Stillingia sylvatica - Queen s 
Root 
Strophanthus gratus 
Strychnos malaccensis – Hoang- 


515 


Seed (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 


516 


Nan 


517 


520 


Tilia europaea (Syn : Tilia Inflorescence (dried ) for medicinal use 

vulgaris) 
518 Trillium erectum ( Trillium Root (dried ) for medicinal use 

pendulum ) - Indian balm / Beth 

root 
519 Ulmus rubra ( Syn : Ulmus fulva ) Bark (dried ) for medicinal use 

Urtica urens - Annual nettle Whole plant (dried) except seed for medicinal use 
521 Wikstroemia indica (Syn : Bark (dried ) for medicinal use 

Wikstroemia veridiflora ) 
522 Wyethia helenioides 

Root (dried ) for medicinal use 
523 Yucca filamentosa - Adams Root/ leaves/ flowers (dried ) for medicinal use 

needle 
4 . In Schedule VII of the Plant Quarantine ( Regulation of import into India ) Order , 2003, following entries shall 
be modified in column 3 against following sl. numbers : 
Sl. No. 

Plant Products 
Scientific Name 

Proposed 
( 1 ) 
23. Arctium lappa 

Burdock whole plant including root (dried ) 

except seed for medicinal use 
Mentha spicata (Syn : Mentha viridis ) Spearmint whole plant / leaves (dried ) except 

seed for medicinal use 
172 . Mimosa pudica 

Lajwanti seeds, root and flower ( dried ) for 

medicinal use 
184. Origanum vulgare 

Oreganum - whole plant including seed and 

leaves ( dried ) for medicinal use 
185 . Ornithogalum umbellatum 

Whole plant including flower (dried ) except seed 

for medicinal use 
260 . Syzygium jambos ( Syn : Eugenia jambosa ) - | Rose Apple fruits and seeds (dried ) for medicinal 
Rose apple 

use 

[ F .No. 8 - 17 /2019 -PP.II ] 
ATISH CHANDRA , Jt. Secy . 


( 3 ) 


169. 


Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order , 2003 was published in the Gazette of 
India , vide , number S .O . 1322 (E ) dated 18th November, 2003 , and subsequently amended vide number 
S .O . 167( E ), dated 6th February 2004 , S . O . 427 ( E ), dated 29th March , 2004 , S .O . 644 ( E ), dated 31st May 2004, 
S . O . 263( E ), dated 25th February 2005 , S . O . 462 ( E ), dated 31st March 2005 , S .O . 1121 ( E ), dated 14th July 
2006 , S .O . 1353 (E ), dated 31st July 2006 , S . O . 1873 ( E ), dated 31st October 2006 , S .O . 2074 (E ), dated 6th 
December 2006 , S .O . 2069 (E ), dated 3 ". December , 2007, S .O . 3( E ), dated 1st January, 2008 , S . O . 2847 (E ), 
dated 8th December, 2008 , S . O . 2888 ( E ), dated 15th December, 2008 , S .O . 2286 (E ), dated 9th September , 2009 , 
S .O . 2390 (E ), dated 16th September , 2009, S .O . 3269 (E ), dated 23rd December , 2009 , S.O . 3298 (E ), dated 24th 
December, 2009, S.O . 907 (E ), dated 21st April, 2010 , S.O . 2095 (E ), dated 27th August, 2010 , S. O . 2284 (E ), 
dated 15th September, 2010 , S .O . 2516 (E ), dated 11th October, 2010 , S . O . 2711 (E ) dated 4th November, 2010 , 
S . O . 3052 (E ) dated 28th December, 2010 , S .O . 887 ( E ) dated 28th April , 2011 , S .O . No. 2845 (E ) dated 21st 
December, 2011, S.O . No .296 (E ) dated 17th February , 2012 , S .O . 2775 (E ) 23rd November , 2012 S .0 .799 (E ) 
dated 21st March , 2013, S .O . 1378 ( E ) dated 28th May , 2013, S . O . 1531( E ) dated 14th June , 2013 , S . O .2919 (E ) 
dated 26th September, 2013, S . 0 .1508 ( E ) dated 13th June, 2014 , S . O . No. 1632 (E ) dated 27th June, 2014 , S .O . 
No.2320 (E ) dated 12th September, 2014 ,S .O . No.2542 ( E ) dated 29th September, 2014 , S. O . No.2879 (E ) dated 
11th November, 2014 , S .O . No.3114 ( E ) dated 10th December, 2014 , S .O . No. 1413 (E ) dated 26th May , 2015 , 
S .O . No. 2496 (E ) dated 15th September, 2015, S .O . No. 101(E ) dated 13th January, 2016 , S.O . No . 608 (E ) dated 


[ATT II — CU 3 ( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7th March , 2016 S . O . No. 1873 (E ) dated 25th May, 2016 , S. O . No. 2192( E ) dated 20th June , 2016 , S .O . No. 
2248 ( E ) dated 29th June, 2016 , S . O . No .2453 ( E ) dated 5th July , 2016 , S . O . No.2614 ( E ) dated 5th August, 2016 
and S .O . No.264 ( E ) dated 12th January, 2017 , S .O . No. 364( E ) dated 3rd February , 2017 , S . O . 1344 (E ) dated 
27th April , 2017 , S .O . 1475 (E ) dated 8th May, 2017 , S.O . 2019 (E ) dated 21st June, 2017 and S. O . 2152 (E ) 
dated 6th July , 2017 and S . O . No. 2752 ( E ) dated 23rd August, 2017 , S .O . No. 3293 ( E ) dated 6th October, 2017 , 
S .O . No. 3556 ( E ) dated 7th November, 2017 and S . O . No. 4082( E ) dated 27th December, 2017 , S .O . No. 1248 ( E ) 
dated 20th March , 2018 , S .O . No. 1873 ( E ) dated 10th May, 2018 , S .O . No. 1930 dated 15th May , 2018 , S .O . No. 
2059 (E ) dated 24th May , 2018 , S . O . No. 2286 ( E ) dated 4th June, 2018 and S .O . No . 3194 ( E ) dated 29th June, 
2018 , S .O . No. 3392 (E ) dated 10th July, 2018 , S . O . No. 3998 ( E ) dated 16th August, 2018 , S . O . No. 5158 ( E ) 
dated 3rd October , 2018 , S .O . No. 5830 ( E ) dated 22nd November, 2018 , S .O . No.6224 ( E ) dated 18th December , 
2018 , S .O . No. 941(E ) dated 19th February , 2019 , S . O . No. 1728( E ) dated 6th May , 2019 , S . O . No. 1817 ( E ) 
dated 24th May , 2019 , S .O . No. 1954 ( E ) dated 11. 06 .2019, S .O . No 2525 (E ) dated 15 .7 .2019 , S . O . No.2603 
dated 18 .7 .2019 , S . O . No. 3141 ( E ) dated 29th August , 2019 , S . O . No. 3594 ( E ) dated 1st October, 2019 , S .O . No. 
3845 (E ) dated 24th October, 2019 , S . O . No. 4083( E ) dated 8th November, 2019 , S . O . No .4615 dated 21st 
December, 2019 , S . O . No. 352( E ) dated 24th January , 2020 and S . O . No. 488 ( E ) dated 31st January , 2020 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 


Date : 2020.03.09 15 : 19 :36 +05 30 


